रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004 / 99 


T 


New 


-L 


L + 


1 


- - - 
. . : 


. 


PR 


.itoint 

. 11:.! 


. 


. 


: 


" " 


सामव-जगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 626 ] 
No. 626] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 11 , 2014 / फाल्गुन 20 , 1935 
NEW DELHI , TUESDAY, MARCH 11, 2014/PHALGUNA 20 , 1935 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2014 
का . आ . 735 ( अ). - - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या का . आ . 751 ( अ), तारीख 18 मार्च, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खण्ड 3, उपखंड ( ii ) में 
प्रकाषित की गई थी , द्वारा राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 79 के 50 + 600 कि . मी . से 63 + 600 कि . मी . 
(किषनगढ़ -चित्तौड़गढ़ सेक्षन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के 
लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 18 जून, 2013 को 
" दैनिक भास्कर और तारीख 20 जून, 2013 को " राजस्थान पत्रिका में प्रकाषित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे 
दी है; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 
(1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए 
अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


1093 GI/ 2014 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


अनुसूची 


राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के 50 + 600 कि . मी . से 63 + 600 कि . मी . तक (किषनगढ़ - चित्तौड़गढ़ 

खण्ड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


गाँव का । 


। 


हितबद्ध व्यक्तियों के नाम 


म . 


जिले | तालूका / | 
का ।| तहसील का 


सर्वेक्षण 
संख्या 


भमि का 
प्रकार 


भूमि की 
प्रकृति 


। क्षेत्रफल 

हेक्टेयर 


नाम 


नाम 


नाम 


8 


9 


1 | 2 3 
1 | अजमेर | बिजयनगर 


4 । 56 7 

17 । सरकारी ___ बंजड़ 0. 1600 | चरागाह ग्राम पंचायत दौलतपुरा 
भगवानपुरा 
( सथाना) 
1098 निजी 

बारानी 3 / | 0. 0700 || कविता पत्नी कन्हैया लाल कोम 
वाणिज्यिक 

साद सा . मसूदा खातेदार । 
1093 निजी बारानी 3 0 .1200 देवा पन्ना पोखर हेमा पिता बीरमा 

मु. कज्जी पत्नी बीरमा कोम रावत 
सा . मजरा माताजी का खेड़ा 

खातेदार । 
1092 | निजी | बारानी 3 | 0.1500 भंवर प्रभू माधू कालू पि . नारायण 

डाली नोसर रूकमा पुत्रियां 
नारायण रावत सा . मजरा माताजी 
का खेडा खातेदार । राहिन सेन्ट्रल 
बैंक ऑफ इण्डिया शाखा 

बिजयनगर मुर्त . 
1090 | सरकारी । बारानी 3 0.1300 | राजस्थान सरकार बंजर भूमि । 
निजी 

0. 0200 | दाखु पत्नी लादू कोम रावत सा . 

देह. मजरा माताजी का खेडा 

खातेदार । 
10 । सरकारी 

बीड़ । 0. 0700 | राजस्थान सरकार बंजर भूमि । 
__ 13 सरकारी बीड़ | 0. 1200 | राजस्थान सरकार बंजर भूमि । 

15 सरकारी बीड़ । 0.0200 | राजस्थान सरकार बंजर भूमि । 
16 सरकारी बीड़ 0 .0100 | राजस्थान सरकार बंजर भूमि । 
1096 निजी 

चबूतरा | 0 . 0200 राजस्थान सरकार / निवास एवं 

बस्तियां । 


बीड़ 


1097 


निजी 


बारानी 3 | 0 .0300 


राजेन्द्र कुमार वल्द माणक चन्द 
चौपड़ा कोम जैन सा. ब्यावर 
खातेदार । 


1089 


सरकारी 


1099 


निजी 


गै. मु . 0 . 0100 | राजस्थान सरकार / निवास एवं 
पनघट 

बस्तियां । 
बारानी 3 | 0 .1000 | मिठू पि . किशना कोम रावत सा . 

मजरा माताजी का खेडा खातेदार । 
बारानी 3 | 0. 0400 घीसा पि . मोटा कोम रावत सा . 

गणेशपुरा खातेदार । 


1044 


निजी 


155 


निजी 


योग 
गै. मु . 
आबादी 


1 . 0700 
0 . 0900 | भालू वल्द मांगू कोम भील सा . 

ब्यावर खातेदार । 


बिजयनगर 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


155 / 2 | नगरपालिका | 


0. 0800 | आबादी नगरपालिका बिजयनगर । 


गै. मु . 
आबादी / 
बारानी 3 


155 / 611 | 


156 / 2 | 


निजी 

आवासीय / | 0. 2000 | सोहन लाल वल्द चन्द्रा कोम भील 
बारानी 3 

सा . देह खातेदार । 
निजी | बारानी 3 | 0. 0800 | चांद वल्द खाजू कोम मुसलमान 

उतमचन्द वल्द पन्ना लाल जाति 
जैन श्योजीराम वल्द श्रीराम गुजर 
राजेश धर्मीचन्द जैन सा . देह 
सुनिता पत्नी सुरेन्द्र सिंह प्रभा पत्नी 
सुरेन्द्र सिंह प्रभा पत्नी विजय 
कुमार कोम जैन सा . सरवाड़ 
खातेदार । 


158 / 2 


निजी 


बारानी 3 | 0.0900 


शरीफ सलीम पि . जमाल कोम 
मुसलमान सा . देह खातेदार । 
शिव प्रसाद वल्द रामस्वरूप अरोड़ा 
कोम अरोडा सा . देह खातेदार । 


174 / 2 


निजी 


बारानी 3 | 0. 1100 


175 


बारानी 3 | 0. 1600 


धारा 90 बी । 

से 
नगरपालिका 


राजस्थान सरकार नगरपालिका 
बिजयनगर 


योग 0 . 8100 
चाही 2 | 0. 0600 


57 


| 


निजी 


। 


3. बरल | 
द्वितीय 


57 / 1, जितेन्द्र कुमार वल्द देवी 
लाल कोम ब्राहमण सा . देह खातेदार 
57 / 2, मन्जूला पत्नी कांतिमल 
भण्डारी कोम जैन सा . भरूच 
गुजरात 
देवी लाल वल्द नन्द किशोर 
ब्राहमण सा. देह खातेदार । 


निजी 


चाही 1 


0 .0200 


निजी 


चाही 1 


0 .0100 


| मदन लाल म . लादूराम कोम 
ब्राहमण सा . देह खातेदार । 


निजी 


56 


। सरकारी । 

निजी 
। सरकारी । 


बारानी 3 | 0. 0400 मदन लाल मु . लादूराम कोम 

ब्राहमण सा . देह खातेदार । 
बारानी 3 | 0.0300 राजस्थान सरकार 
चाही 2 0. 0200 | नगरपालिका बिजयनगर । 
चरागाह | 0.1400 | चरागाह 
योग 0. 3200 


885 


[ फा . सं. भाराराप्रा / एनएचडीपी - V / एमसी - II / बीओटी / केयू / एलए ] 

माया प्रकाश , उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 11th March , 2014 


S .O . 735 ( E ). — Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , Number S .O . 751 ( E ) dated 18 March 2013 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II 
Section 3 , Sub section (ii) Issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
schedule annexed to the said notification for building (widening/ six laning , etc.) maintenance, management and 
operation of National Highway No . 79, on the stretch of land from Km 050 + 600 to Km to 63 +600 (Kishangarh 
Chittorgarh Section ) in District Ajmer in the State of Rajasthan ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Dainik Bhaskar" on 18 .06 . 2013 and 
" Rajasthan Patrika " dated 20 .06 . 2013 Under sub- section ( 3) of section 3A of the said act; 


And whereas no objection has been received from any person by the competent authority; 


And whereas, in pursuance of sub - section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section (1 ) of section 3D of the said act, the CentralGovernment hereby declares that the land specified 
in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the said Schedule annexed 
hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of land to be acquired with or without structure falling withing the stretch of land from Km 50 + 600 to 
Km 63 + 600 (Kishangarh - Chittorgarh Section ) of National Highway No. 79 in District Ajmer in the 

state of Rajasthan 
Serial Name | Name of Name of the Survey Type of land Nature of Area (in Name of person interested 
number of the taluka/ village number 

land hectares) 
district 

tehsil 


4 


| 


7 


2 

3 
Ajmer | Bijainagar 


5 
17 


| 6 
Government 


1 


Banjad 


0 . 1600 


Charagah Gram Panchyat 
Daulatpura 


Bhagwanpura 

(Sathana ) 


1098 


Private 


0 .0700 


Barani 3 / 
Commercial 


Kavita W /o Kanhaiya Lal 
Sad , Sa . Masuda Khatedar 


1093 


Private 


Barani 3 


0 . 1200 


1092 


Private 


Barani 3 


0 . 1500 


Deva Panna Pokhar Hema 
S /o BirmaMu . Kajji W /o 
Birma Caste Rawat Sa . 
Majra Mataji Ka Kheda 
Khatedar. 
Bhanwar Prabhu Madhu 
Kalu S /o Narayan Dali Nosar 
Rukma D /o Narayan Rawat 
Sa . Majra Mataji Ka Kheda 
Mortgage Sentral Bank of 
India Branch Bijainagar. 


1090 


Government 


Barani 3 


0 . 1300 


Private 


Beed 


0 .0200 


| Rajasthan Government 

Banjad Land 
Dakhu W /o Ladu Caste 
Rawat Sa .Deh Majra Matadi 
Ji Ka Kheda Khatedar. 


[ TT II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10 


Government 


Beed 


Government 


Beed 


Government 


Beed 


16 


Government 


Beed 


0 .0700 | Rajasthan Government 

Banjad Land 
0 . 1200 | Rajasthan Government 

Banjad Land 
0 .0200 Rajasthan Government 

Banjad Land 
0 .0100 Rajasthan Government 

Banjad Land 
0 .0200 Rajasthan Government, 

Residence & Colony. 
0 . 0300 Rajendra Kumar S /o Manak 

Chand Chopda, Caste Jain 
Sa . Beawar Khatedar. 


1096 


Private 


Chabutra 


1097 


Private 


Barani 3 


1089 | Government 


0 .0100 


Ge.Mu . 
Panghat 
Barani 3 


1099 


Private 


0 . 1000 


Rajasthan Government, 
Residence & Colony . 
Mithu S /o Kishana Caste 
Rawat Sa . Majra Mataji Ka 
Kheda Khatedar . 
Ghisa S /o Mota Caste Rawat 
Sa . Ganeshpura Khatedar. 


1044 


Private 


Barani 3 


0 .0400 


Total 


1 .0700 


2 . Bijainagar 


155 


L 


Private 


0 .0900 


Ge.Mu . 
Abadi 


Bhalu Slo Mangu Caste Bhil 
Sa . Beawar Khatedar . 
Abadi Nagarpalika 
Bijaynagar. 


155 /2 | Municipality 


0 . 0800 


Ge.Mu. 
Abadi/ 
Barani 3 


155 /611 


Private 


0 .2000 


Awasiya / 
Barani 3 
Barani 3 


156 /2 


Private 


0 .0800 


Sohan Lal S /o Chandra Caste 
Bhil Sa.Deh . Khatedar . 
Chand S /o Khaju Caste 
Musalman , Utam Chand S /o 
Panna Lal Caste Jain . 
Shyojiram S /o Shriram 
Gujar, Rajesh Dharmichand 
Jain Sa.Deh . Sunita W /o 
Surendra Singh , Prabha W /o 
Surendra Singh , Prabha W /o 
Vijay Kumar Caste Jain Sa . 
Sarwad Khatedar. 
Shrif, Salim S /o Jamal Caste 
Musalman Sa .Deh Khatedar . 
Shiv Prasad Slo 
Ramshwarup Aroda Caste 
Aroda Sa .Deh . Khatedar. 
Rajasthan Government, 
Nagarpalika Bijainagar. 


158 / 2 


Private 


Barani 3 


| 


0 .0900 


174 / 2 


Private 


Barani 3 


0 .1100 


175 


Barani 3 


0 . 1600 


Municipality 
by Section 

90 B 


Total 


0 .8100 


3 . Baral II 


Private 


Chahi 2 


Private 


Chahi 1 


0 . 0600 57 / 1 , Jitendra Kumar S / o 

Devi Lal Caste Brahman 
Sa .Deh . Khatedar , 
57 /2 ,Manjula W /o Kantimal 
Bhandari Caste Jain , Sa . 

Bharuch Gujrat. 
0 .0200 

Devi Lal S / o Nand Kishor 

Brahman Sa .Deh . Khatedar 
0 .0100 | Madan Lal Mu. Laduram 

Caste Brahman Sa.Deh . 

Khatedar. 
0 . 0400 Madan Lal Mu. Laduram 

Caste Brahman Sa.Deh . 
Khatedar . 


50 


Private 


Chahi 1 


Private 


Barani 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


56 


Government 


Barani 3 


0 .0300 


Rajasthan Government 


856 
885 


/ Private 
Government 


Chahi 2 
Charagah 

Total 


0 .0200 | Nagarpalika Bijainagar. 
0 . 1400 Charagah 
0. 3200 


[ F. No. NHAI/ NHDP- V / MC-II/ BOT/ KU/ LA] 


MAYA PRAKASH , Dy. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


